निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 392 ) 


___ 30 वैशाख 1935 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 20 मई 2013 


सं0 3 - ए- 2 - वे०पु० - 04 / 20 1 3 - 5027 

वित्त विभाग 


संकल्प 
17 मई 2013 


विषयः- बिहार पुलिस मेंस एसोसियेशन की मांगों पर विचार करने हेतु गठित उच्चस्तरीय असंगति निराकरण 

समिति की अनुशंसा के आलोक में वेतन एवं भत्ते की स्वीकृति । 

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों को दिनांक 
01/01/ 2006 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण लाभ दिए जाने के निमित्त वेतन समिति का गठन किया गया । 
वेतन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वेतनमान संकल्प संख्या 630, दिनांक 
21 / 01 / 2010 के द्वारा निर्णय लिया गया । वेतन समिति की अनुशंसा थी कि आरक्षी कोटि के पुलिस 
कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता 10 + 2 ( इंटरमीडिएट) होने पर दिल्ली पुलिस के कर्मियों की भाँति 
PB- 1 + 2000 रु0 एवं सहायक अवर निरीक्षक के लिए PB- 1 + 2400 रु0 का वेतनमान अनुमान्य होगा । 

2. बिहार पुलिस मेंस एसोसियेशन द्वारा इस संदर्भ में की गई माँगों पर विचार करने के लिए 
राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय पत्रांक 10816, दिनांक 05 /10/ 2012 के माध्यम से श्री नवीन कुमार , 
महानिदेशक सेंटर फॉर गुड गवर्नेस , बिहार ( सेवानिवृत्त भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय असंगति 
निराकरण समिति का गठन किया गया । 

3. समिति के द्वारा पूर्व की वेतन समिति एवं उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं तथा दिल्ली पुलिस 
को प्राप्त वेतन भत्तों को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस मेंस एसोसियेशन की माँगों पर विचार कर अपने 
Terms of Reference को दृष्टिपथ में रखते हुए दिनांक 06/ 02 / 2013 को अपनी अनुशंसा समर्पित की 
गयी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 मई 2013 
4 . समिति की अनुशंसा के आधार पर आरक्षी कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण राज्य 
सरकार के विचाराधीन था । 

5. समिति की अनुशंसा पर विचार करते हुए राज्य सरकार द्वारा वेतनमान/ भत्तों में निम्नलिखित 
संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी है: 

(1 ) ( क ) आरक्षी के पद पर नई नियुक्ति के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता (10 + 2) का प्रावधान करते 
हुए प्रशासी विभाग द्वारा नियमावली में संशोधन अधिसूचित होने के माह से आरक्षी कोटि के लिए 
PB- 1 + 2000 रू0 ग्रेड पे, हवलदार कोटि के लिए PB -1 + 2400 रू0 ग्रेड पे एवं ए०एस०आई० कोटि के 
लिए PB- 1 + 2800 रू0 ग्रेड पे अनुमान्य होगा । 

( ख ) उक्त नियमावली के अधिसूचित होने के पूर्व की तिथियों में नियुक्त आरक्षी कर्मियों , जिनकी 
शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक / नन मैट्रिक है, को भी पी0बी0 - 1 + 2000 रू0 का ग्रेड पे अनुमान्य होगा । 

( ग) ऐसे आरक्षी कर्मी जिन्हें हवलदार के पद पर एवं हवलदार से ए0एस0आई0 के पद पर 
प्रोन्नति दी जा चुकी है अथवा वर्तमान में दी जानी है उन्हें भी क्रमशः पी0बी0 - 1 + 2400 रू0 ग्रेड पे एवं 
पी0बी0 -1 + 2800 रू0 ग्रेड पे अनुमान्य होगा । 

(घ) चूँकि इन कर्मियों का 01 /01 /2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण पूर्व 
में ही हो चुका है अतः इस आदेश के फलस्वरूप देय अतिरिक्त ग्रेड पे को जोड़कर, नियमावली अधिसूचित 
होने के माह से , अतिरिक्त वेतन और महँगाई भत्ता भुगतेय होगा । 

(2 ) उपर्युक्त उप कंडिका 1 ( क , ख , ग) में अंकित वेतनमान एवं शर्ते सामान्य आरक्षी संवर्ग के 
अलावे वितंतु आरक्षी एवं अग्निशमन सेवा के संगत कोटि के आरक्षी / कर्मियों के लिए भी प्रभावी होगी । 

( 3 ) आरक्षी कोटि से हवलदार एवं हवलदार कोटि से सहायक अवर निरीक्षक कोटि के पद पर 
प्रोन्नति हेतु शैक्षणिक योग्यता क्रमशः 10 + 2 एवं स्नातक किए जाने पर पुनः समिति विचार कर अपनी 
अनुशंसा दे जिससे पुलिस संगठन की क्षेत्रीय स्तर पर संरचना प्रभावित नहीं हो और प्रोन्नति के पद रिक्त 
नहीं रहें । वित्त विभाग इसके लिए अलग से संकल्प निर्गत करेगा । 

( 4 ) राशन मनी - आरक्षी कर्मियों को वर्तमान में 1000 रू0 प्रतिमाह की दर से दिया जा रहा 
राशन मनी इस संकल्प के निर्गत होने के माह से प्रतिमाह 2000 रू0 की दर से दिया जाएगा । 

(5 ) विशेष कर्त्तव्य भत्ता - इस भत्ता के संदर्भ में समिति की अनुशंसा पर मुख्य सचिव द्वारा सम्यक् 
रूप से सभी संगत पहलुओं पर विचार कर एक माह के अंदर अनुशंसा दी जाएगी । 
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की 
जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

प्रभात शंकर, 
अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 392 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


